रजिस्ट्री संडी० एल० - 33001 / 99 


REGD. NO . D. L -33001/29 


10 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 7 ] 
No. 71 


नई दिल्ली, शनिवार , फरवरी 15, 2003 / माघ 26, 1924 
NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 15 , 2003 /MAGHA 26 , 1924 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II _ Section 3 - Sub -section (i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा विधि के अंतर्गत 

बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम ( जिनमें साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम आदि सम्मिलित हैं ) 
General Statutory Rules ( Including Orders , Bye - lawsetc . of a general character ) issued by the Ministries of the 
Government of India (other than theMinistry of Defence) and by the Central Authorities (other than the 

Administrations of Union Territories ) 


N 


, 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 31 जनवरी, 2003 
सा. का. नि . 66. -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारत 
सरकार के विधि मंत्रालय ( विधि कार्यविभाग ) की अधिसूचना सं. सा . का. नि. 585 तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे 
अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में ,-- 
( 1) " वाणिज्य मंत्रालय की दशा में " शीर्षक से संबंधित भाग 2 में , 
(i) पैरा 6 में, 

( क ) उप पैरा (i) में " और जूट आयुक्त शब्दों का लोप किया जाएगा ; 

( ख ) उप पैरा ( ii ) और (iv ) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; 
( i) पैरा 7, 12 , 14 और 16 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 
( 2 ) " वाणिज्य मंत्रालय की दशा में " शीर्षक से संबंधित पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित भाग और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की 
जाएंगी, अर्थात् : 
" 2. क. टेक्सटाइल मंत्रालय की दशा में : 

( 1 ) (i) सामग्री, भंडार और मशीनरी के क्रय, प्रदाय और प्रवहण या वहन से संबंधित सभी संविदाएं और लिखतें ; 
314GI/ 2003 

( 355) 


प्रभू 


356 


THE GAZETTEOFINDIA : FEBRUARY 15, 2003/ MAGHA 26, 1924 


[ PART 11 - SEC . 3 (1) ] 


( ii ) कार्य के सम्यक् निष्पादन और समापन के लिए प्रतिभूति बंधपत्र और सरकारी सेवकों द्वारा उनके कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन 

के लिए सभी सेवा करार और प्रतिभूति बंधपत्र ; 
(i ) मकान , भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति के पट्टे 
(iv ) प्रकीर्ण संविदाएं और लिखतें ; 
( v ) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं आदि के क्रय के लिए अग्रिम चंदा के संदाय से संबंधित सभी संविदाएं और 

अन्य लिखतें ; 

निदेशक/ उप सचिव द्वारा; 
2. विदेश के किसी ऐसे देश,में जहां कोई भारतीय मिशन नहीं है, भारतीय प्रदर्शनी के किसी अंतरराष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी या संगठन में भागीदारी 
की बाबत सभी संविदाएं ; 
भारत से प्रदर्शनी दल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी द्वारा ; 

3. उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के भीतर आने वाले विषयों से संबंधित संपत्ति आदि की सभी संविदाएं, लिखतें , बंधपत्र और हस्तांतरण पत्र; 
विकास आयुक्त (हैंडलूम); विकास आयुक्त (हैंडीक्राफ्ट ); अपर/ संयुक्त विकास आयुक्त (हैंडलूम ) ; मुख्य/ उप/ क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी , कार्यालय 
विकास आयुक्त (हैंडलूम ) ; अपर विकास आयुक्त ( हैंडीक्राफ्ट ) ; टेक्सटाइल आयुक्त; अपर टेक्सटाइल आयुक्त या संयुक्त टेक्सटाइल आयुक्त , 
औद्योगिक सलाहकार या कॉटन सलाहकार या टेक्सटाइल आयुक्त के संगठन के निदेशक ; जूट आयुक्त/उप जूट आयुक्त द्वारा । 

4. उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के भीतर आने वाले बुनकर सेवा केन्द्र / भारतीयहैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित संपत्ति आदि की 
संविदाएं , लिखतें , बंधपत्र, और हस्तांतरण पत्र; विकास आयुक्त (हैंडलूम ) कार्यालय के बुनकर सेवा केन्द्र / भारतीय हैंडलूम प्रौद्योगिकि संस्थान के 
निदेशक द्वारा । 

5. राष्ट्रीय हस्तकला और हैंडलूम संग्रहालय की दशा में : 
(i) मकान , भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति के पट्टे; 
( ii ) संपत्ति की संविदाएं , लिखतें, बंधपत्र और हस्तांतरण पत्र ; 
(ii ) रोकड़िया और सरकारी सेवकों या उनके प्रतिभूओं के, किसी पद के सम्यक् निष्पादन या उस पद के परिमाणस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त 

रकम या अन्य संपत्ति की लेखा देयता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति बंध पत्र; 
ज्येष्ठ निदेशक, राष्ट्रीय हस्तकला और हैंडलूम संग्रहालय द्वारा । " 

[ फा . सं . 17 ( 1 )/ 2002 -न्यायिक ] 

डी. आर . मीना, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार 
पाद टिप्पण . - मूल अधिसूचना, सं. सा . का .नि. 585 द्वारा तारीख 01 -02 - 1966 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित 
की गई : 
1. सा . का . नि . सं. 168 तारीख 05 - 03 - 1990 

15. सा . का .नि . सं. 313 तारीख 05 - 08 - 1997 
2. सा . का. नि . सं. 541 तारीख 19- 07 - 1990 

16 . सा. का .नि . सं. 285 तारीख 28 - 06 - 1995 
3. सा . का .नि . सं. 542 तारीख 19 - 07 -1990 

17. सा . का. नि. सं. 230 तारीख 15 - 07 - 1999 
4. सा . का . नि. सं. 741 तारीख 14- 11 - 1990 

18 . सा . का .नि . सं . 240 तारीख 19 - 07 - 1999 
5 . सा . का. नि. सं. 713 तारीख 15 - 11 - 1990 

19. सा. का. नि , सं. 406 तारीख 01 - 11 - 1999 
6 . सा . का. नि. सं. 570 तारीख 27 - 08 - 1991 

20. सा. का .नि . सं . 394 तारीख 18 - 11 - 1999 
7. सा. का. नि . सं . 333 तारीख 09 - 07 - 1992 

21. सा . का.नि . सं. 108 तारीख 21 -02- 2000 
8 . सा . का. नि. सं. 497 तारीख 16 - 10 - 1992 

22. सा. का .नि . सं . तारीख 25 - 05- 2000 
सा. का. नि . सं. 540 तारीख 14 - 10 - 1993 

23. सा . का . नि . सं. 460 तारीख 13 - 11 - 2000 
10 . सा. का .नि. सं . 601 तारीख 16 - 11 - 1993 

24. सा . का. नि . सं . 166 तारीख 26 -02 - 2001 
11. सा. का .नि . सं. 205 तारीख 31 - 08 - 1994 

25. सा . का. नि. सं. 31 तारीख 07 - 01 - 2002 
12. सा . का. नि . सं. 620 तारीख 25 - 11 - 1994 

26 . सा . का . नि . सं. तारीख 29 - 10 - 2002 
13. सा . का. नि. सं. 36 तारीख 06 - 01 - 1995 

27 . सा . का. नि . सं . तारीख 18 - 11 - 2002 
14. सा . का. नि . सं. 456 तारीख 27 - 09 - 1996 

28. सा . का. नि . सं. तारीख 09 - 01 - 2003 


[ T [I - UUS 3(1) ] 


ARGT GT 715 : Rani 15 , 2003/412 26, 1924 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

(Department of LegalAffairs ) 

New Delhi, the 31st January , 2003 
G . S .R . 66 . In exercise of the powers conferred by clause (1 ) of article 299 of the Constitution , the President 
hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the 
then Ministry ofLaw (Department ofLegalAffairs), number G .S . R . 585, dated the 1st February , 1966 , namely : 
In the said notification , - 
(1) in Part II, relating to the heading “ IN THE CASE OF MINISTRY OF COMMERCE ” , 
(1) In paragraph 6, --- 

(a) in sub - paragraph (i), the words “ and Jute Commissioner ”, shall be omitted , 

(b) sub- paragraphs (ii) and (iv ) and entries relating thereto shall be omitted ; 
( 1) Paragraphs 7, 12 , 14 and 16 and entries relating thereto shall be omitted, 
(2) after Part II, relating to the heading “ IN THE CASE OF MINISTRY OF COMMERCE ”, the following part and entries 
relating thereto shall be inserted , namely : 
“ IL. A . IN THE CASE OF MINISTRY OF TEXTILES : 
(1) (1) All contracts and instruments relating to purchase, supply and conveyance or carriage of materials , 

stores and machinery ; 
(ü ) Security bonds for due performance and completion of work and all service agreements and security 

bonds for due performance of their duties by Government servants ; 
ü ) Leases of houses, lands or other immovable property ; 

Miscellaneous contracts and instruments ; 
All contracts and other instruments relating to the payment of advance subscription for the purchase 
of newspapers ,magazines, periodicals etc . 

by the Director/ Deputy Secretary ; 
2 All contracts in respectof participation in an International Fair /Exhibition or organization of an Indian Exhibition 
abroad in a country where there is no Indian Mission ; by the Officer heading the Exhibition team from India ; 
3 . All contracts , instruments, bonds and assurances of property etc . relating to matters falling within their administra 
tive jurisdiction , by the Development Commissioner (Handlooms); Development Commissioner (Handicrafts); Additional/ 
Joint Development Commissioner (Handlooms); Chief/Deputy / Regional Enforcement Officer, Office of Development Com 
missioner (Handlooms); Additional Development Commissioner (Handicrafts), Textile Commissioner , Additional Textile 
Commissioner or Joint Textile Commissioner , Industrial Adviser or the Cotton Adviser or the Directors of the Textiles 
Commissioner s Organization ; Jute Commissioner /Deputy Jute Commissioner. 
4. Contracts , instruments , bonds and assurances of property etc .relating to Weavers Service Centre/ Indian Institute of 
Handloom Technology falling within his administrative jurisdiction by the Director, Weavers Service Centres/ Indian Insti 
tute of Handlooms Technology of the Office of the Development Commissioner (Handlooms) : 
5. In the case of National Handicrafts and HandloomsMuseum : 

(1) Leases of houses , lands or other immovable property ; 
(ii) Contracts, instruments, bonds and assurances of property ; 

Security bonds of cashier and Government servants or their sureties to ensure the due execution of an oftice 
or the accounting for money or other property received by virtue thereof ; 
by the Senior Director , National Handicrafts and HandloomsMuseum “. 

[F.No. 17 (1) 2002 -Judl.] 
D . R .MEENA , Jt. Secv . and Legal Advisor 


358 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26 , 1924. 


[ PART II --- SEC . 3(6 ] 


Foot Note :- - The principal notification was published vide notification No. GSR 585 , dated the 1st February , 1966 and 

subsequently amended vide : 
1. G .S. R. No.168 dated 05 - 03 - 1990. 

15. G.S. R. No. 313 dated 05 -08- 1997 . 
G.S.RNo. 541 dated 19-07-1990 . 

16 . G.S. R. No . 285 dated 28 -06 -1995. 
3. G. S. RNo . 542 dated 19 -07-1990. 

17 . G.S. R. No . 230 dated 15 -07-1999. 
G.S.RNo. 711 dated 14 -11 -1990 . 

__ G.S. R. No. 240 dated 19-07- 1999 . 
5. G .S. R No . 713 dated 15- 11 - 1990 . 

19. G.S. RNo. 406 dated 01-11 - 1999 . 
6. G.S.RNo. 570 dated 27 - 08 -1991. 

G.S. R. No . 394 dated18-11 -1999 . 
7. G.S. R. No . 333 dated 09 -07- 1992 . 

21 . G.S. R. No . 108 dated21- 02 - 2000. 
G.S. RNo. 497 dated 16-10 -1992 . 

G.S. R. No . dated 25 -02-2000. 
G.S. R. No. 540 dated 14- 10-1993 . 

23 . G.S.R. No. 460 dated 13-11-2000 . 
10 . G.S. R, No . 60 dated 16- 11 -1993 . 

24. G.S. R. No.166 dated 26- 02 -2001. 
11 . G.S. R. No . 2052 dated 31 -8- 1994. 

G.S. R. No. 31 dated 07- 01-2002. 0 
12. G .SR. No. 620 dated 25- 11 - 1994 . 

26. G.S. R. No. dated 29 - 10 -2002. 
G. S. R. No . 36dated 06 - 01 -1995 . 

27 . G.S. R. No . dated 18-11- 2002. 
14. G.S. RNo. 456 dated 27- 09 -1996. 

28 . G. S. R. No. dated09- 11- 2003 . 


वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

शुद्धि - पत्र 

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2003 
सा . का.नि . 67. - भारत सरकार वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 24 जून , 2002 की अधिसूचना संख्या 
सा. का .नि. 244 जो भारत के राजपत्र के भाग -II खण्ड 3 उप - खण्ड (i) के पृष्ठ 1301 से 1304 में 6 जुलाई , 2002 को प्रकाशित की गई थी 
( ii ) पृष्ठ 1303 के कॉलम 12 के अन्तर्गत " सामान्यतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी " को " सामान्यतया चार वर्ष से अधिक नहीं 
होगी " पढ़ें । 

[ एफ. सं. 2/22/ 98 - सिक्का -I] 

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Economic Affairs) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the5th February, 2003 
G .S . R . 67. — In the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance and Company Affairs , 
Departnmentof Economic Affairs No. GSR 244 dated 24th June, 2002 published atpages 1304 to 1307 of the Gazette of India , 
Part II, Section 3, Sub-section (i) and published on 6th July 2002 ,--- 

(i) at page 1306 under Col. 12, for " shall ordinarily not to exceed five years ", read "shall ordinarily not to exceed 
four years " . 

[ F. No. 2/22/ 98- Coin. 1] 
APARAJITA CHOWDHURY , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 3(6) ] 


- भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/ माघ 26, 1924 


359 


पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 फरवरी, 2003 


सा. का .नि . 68. - सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 ( 1961 का 26वाँ ) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 5 की 
उप धारा (i) के अनुसरण में , केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि 
के लिए सालारजंग संग्रहालय में बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है । 


संगत खण्ड / उपबंध 


मनोनीत व्यक्ति 


अध्यक्ष 


5.1 ( क ) राज्यपाल , आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद 


राज्यपाल , आन्ध्र प्रदेश , हैदराबाद 


पदेन सदस्य 


सचिव , भारत सरकार , संस्कृति विभाग, शास्त्री भवन , नई दिल्ली 


5.1 ( ख ) संबंधित मंत्रालय में भारत सरकार के कम से कम 
उप - सचिव स्तर के ऐसे प्रतिनिधि जो सालारजंग संग्रहालय से 
सम्बद्ध मामले देखते हों 


5.1 ( ग ) हैदराबाद नगर निगम के महापौर 


महापौर, हैदराबाद नगर निगम 


5. 1 ( घ ) उप कुलपति , उस्मानिया विश्वविद्यालय 
5. 1 ( ङ) महालेखापाल , आन्ध्र प्रदेश 


उप कुलपति, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद- 500007 
महालेखापाल (ए एण्ड ई ), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद 


सदस्य 


हैदराबाद के नवाब अहतरम अली खान, 9- 4 -2, टोली चौकी, हैदराबाद 


5.1 ( च ) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत एक ऐसा व्यक्ति जो मरहूम 
नवाब सालारजंग - III के परिवार से हो । 


5. 1 ( छ ) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले ऐसे तीन 
व्यक्ति जिन्हें संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों का ज्ञान और अनुभव हो । 


(i ) डॉ . वी . वी . कृष्ण शास्त्री, निदेशक ( सेवानिवृत्त ) पुरातत्व एवं 
संग्रहालय, आन्ध्र प्रदेश सरकार/ प्लाट नं. 2, प्रशान्त नगर, सैदाबाद, 
हैदराबाद- 500069 
(ii ) प्रो . राधाकृष्ण शर्मा, विभागाध्यक्ष, प्राचीन इतिहास कला, संस्कृति 
एवं पुरातत्व ( सेवानिवृत्त), उस्मानिया विश्वविद्यालय मकान नं. के - 128, 
वैशाली अपार्टमेन्टस, स्ट्रीट नं.-20, सिकन्दराबाद- 500017 
(iii ) सुश्री तस्नीम जकारिया मेहता , ऐंकरेज, पी .जे. रामचंदानी मार्ग, 
अपोलो बंदर , मुंबई - 400039 
(i) श्री ए. रामलक्ष्मण , आई ए एस, आयुक्त, पुरातत्व एवं संग्रहालय , 
हैदराबाद 


5. 1 ( ज ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले दो व्यक्ति । 


(ii ) * * * बाद में मनोनीत किया जाना है । 


** * बाद में अधिसूचित किया जाना है । 


. 


[ एफ . सं. 8- 25/ 2002 - एम -I ] 

एम. सुब्बारायण, अवर सचिव 


360 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003 /MAGHA 26 , 1924 


(PART II — Sec. 3(1)] 


MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE 

(Department of Culture ) 

New Delhi, the 3rd February , 2003 
G . S. R . 68. — Whereas in pursuance of the Section 5 sub -section (i) of the Salar Jung Museum Act, 1961 ( 26 of 
1961) ( herein after referred to as the said Act), the Central Government has nominated the following persons to be the 
members of the Salar Jung Museum Board for a period of 5 years with effect from the date of publication of this notification 
in the officialGazette . 


Relevant Clause /Provisio 


Nominated 


The Governor of Andhra Pradesh , Hyderabad 


Secretary,Government of India , 
Department of Culture, 
Shastri Bhawan ,New Delhi 


Chairman 
5 .1 (a) The Governor of Andhra Pradesh , Hyderabad 
Ex-officio Members 
5 . 1 (b ) The Representative of the Governmentof India 
in the Ministry concerned , dealing with the matters 
relating to the Salar Jung Museum not below the rank 
of Deputy Secretary 
5 . 1 (c ) The Mayor of the Corporation of Hyderabad 
5 . 1 (d) The Vice Chancellor of the Osmania University 
5.1 (e) The Accountant General, Andhra Pradesh 
Members 
5 . 1 (1) A person nominated by the CentralGovernment 
who shall be from the family of Late Nawab Salar Jung-IlI 
5.1 (g ) Three persons to be nominated by Central 
Government having knowledge and experience of 
Museums and Libraries 


Mayor , Municipal Corporation of Hyderabad 
Vice Chancellor , Osmania University , Hyderabad -500007 
Accountant General, (A & E ) Andhra Pradesh , Hyderabad 


Nawab Ahtheram AliKhan ofHyderabad , 
9-4 -2, Toli Chowki, Hyderabad 
(i) Dr. V . V . Krishna Sastary , Director (Retd .), Archaeology 
and Museums, Government of Andhra Pradesh /Plot No . 2 
Prasanth Nagar , Saidabad , Hyderabad - 500069 
( ii ) Prof. Radhakrishna Sarma, Head Departmentof Ancient 
History Art, Culture and Archaeology (Retd .), Osmania 
University , H .No. K - 128 , VaishaliApartments , StreetNo. 20 , 
Secunderabad - 500017 
( iii) Ms. Tasneem Zakaria Mehta , Anchorage , 
P . J. RamchandaniMarg , Apollo Bunder ,Mumbai-400039 . 
(i) Shri A . Ramlakshman ,IAS Commissioner, Archaeology 
and Museums, Hyderabad 
( ii) * * * To be nominated later on . 


5 .1 ( h ) Two persons to be nominated by the State 
Government 


* * * To be notified later . 


[F.No. 8 -25/2002- M - 1] 
M . SUBBARAYAN , Under Secy. 


लघु उद्योग मंत्रालय 
लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय ( लघु उद्योग ) 

शुद्धि -पत्र 

farmi, 31 CRT, 2003 
. . . 69.- 4887174149, 4M 2, U3, 3485 (i) arta 21 feracere , 2002 You 2010 # YO 2013 R Tallera 
HRCGTFAR * Tartuara te strane . H . Fl. f . 384, arta s farciter , 2002 374 8 Yo 2011 R FIT 3 # , 
" 4 " N " 37{ fra " 

( 991. . V - 12018 /1/ 2002 - T ( 07.01 ) ] 

ST. # . # 94, 34 fan ( 4 ) 


[ भागा - खण्ड 3()] भारत का राजपत्र : फरवरी 15 , 2003 / माष 26 , 1924 

361 
MINISRTY OF SMALL SCALE INDUSTRIES 
Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi ,the 31st January, 2003 
G . S . R 69, - In the notification of the Covernment of India in theMinistry of Small Scale Industries number G . S . R . 
384 , dated the 5th September, 2002 , published in the Gazette of India , Part- II, Section 3 , Sub -section (1) dated the 21st 
September, 2002, at pages 2010 to 2013 , at page 2011, in the Schedule in column 3, for the word “ Gazetted ” , read “ Nor 
Gazetted " . 

[ E. No. A-120181/ 2002 - ANG)] 
D. K. GAUTAM, Dy. Director ( Administrationy 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003 
सा . का.नि . 70 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य ( सामुदायिक चिकित्सा ), उपाचार्य ( सामुदायिक चिकित्सा ) और ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामुदायिक 
चिकित्सा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल , चंडीगढ़ , आचार्य 
( सामुदायिक चिकित्सा), उपाचार्य ( सामुदायिक चिकित्सा ) और ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामुदायिक चिकित्सा ) भर्ती नियम , 2002 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. ये नियम , इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1 ) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 2) से स्तंभ ( 4 ) में विनिदिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अहंताएं आदि . - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता. - वह व्यक्ति, 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

7. व्यावृत्ति , - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


362 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 ,2003/MAGHA 26 , 1924 


[ PART II - SEC. 3( ] 


सेवा में जोड़े गए 
वर्षों का फायदा 
अनुज्ञेय है या नहीं 


6 


अनुसूची 
पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

आधार पर आयु - सीमा 
चयन या 
चयन - सह 
ज्येष्ठता अथवा 

अचयन पद 
1 2 
आचार्य 01 * साधारण 18600 - 500 - लागू नहीं 50 वर्ष से अधिक नहीं । 
( सामुदायिक ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 22100 रु. और होता सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
चिकित्सा ) * कार्यभार के समूह क प्रैक्टिस 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित बंदी भत्ता 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । 
परिवर्तन किया अननु 

टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप 
खंड , अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित , शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि , यदि 
व्यक्तियों के लिए विहित कोई हो 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं 
प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 


____ 10 


आयु: नहीं 
शैक्षिक अर्हताए : हां 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए एक वर्ष 


आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और 
किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत 
होना चाहिए । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी . ( सामाजिक और विकास 
चिकित्सा )/ एम. एस. ( सामुदायिक चिकित्सा ) या समतुल्य । 
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 
4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में 
उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिपण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार 
अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो । 


363 


12 


[ भाग II - खण्ड 36)] . 

भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003 / माघ 26 , 1924 
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 
भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 

11 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
संविदा भी है ) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । I. केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों/ कानूनी निकायों/स्वशासी 

संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या . 

(ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 

___ 2 वर्षनियमित सेवा की है और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ के अधीन सीधी भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए , 

विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. उपाचार्य ( सामुदायिक चिकित्सा ) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी 

जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्षनियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार : 
किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे . 

प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसेविभागीय अधिकारी, जोप्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति 
परनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बास्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति ( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


13 
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और । 
____ अस्पताल , चंडीगढ़ 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग 
से परामर्श किया जाएगा । 

14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
करना आवश्यक है । 


- सदस्य 


___ 1 2 3 4 
उपाचार्य 01 * साधारण 16350 - 450 - योग्यता 50 वर्ष से अधिक नहीं 
( सामुदायिक ( 2002 ) केन्द्रीय सेवा 18600 - 500 - द्वारा चयन ( सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
चिकित्सा ) * कार्यभार के समूह क 20100रु. और 

जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस - बंदी 

5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । 
परिवर्तन किया अननु - भत्ता 

टिप्पण : भायु - सीमा अवधारित करने के लिए 
जा सकता है । सचिवीय 

निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( मकि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 

और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप 
घर मदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 

भभ्यापियों के लिए विहित की गई है ।) 


31451 / 03 - 2 


364 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 ,2003/MAGHA 26 , 1924 


(PART IK _ SEC . 3(1)] 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हो . 


10 
सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। 


8 
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 1956 ( 1956 का 102 ) की 
अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और 
किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत 
होना चाहिए । 
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी. ( सामुदायिक और 
निवारण चिकित्सा)/एम. डी. ( सामुदायिक चिकित्सा) या समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी 
मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यायल/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ 
प्राध्यापक / प्राध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव । । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 
आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिष्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की सम्भावना नहीं है । 
वांछनीय : इन्डैक्स मैंडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार 
अनुसंधान प्रकाशन । 


11 


12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति 
( जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) द्वारा और 
दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नतिः ऐसा ज्येष्ठ प्राध्यापक ( सामुदायिक चिकित्सा ) जिसने उस श्रेणी में दो 
वर्षनियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
1. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ स्वाशासी संगठनों/ 

अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
(ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 

वर्षनियमित सेवा की है ; और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं है । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार 
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं 
होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनुिक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं ) के लिए अधिकतम आयु 
सीमा आवदेन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


[ भाग - खण्ड 3(6)] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003 / माघ 26 , 1924 


365 


समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए : सीधी भर्तीद्वारा और प्रतिनियुक्ति (जिसके अतंर्गत अल्प 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष . कालिक संविदा भी है ) नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य । आयोग से परामर्श करना आवश्यक है । 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
__ अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल 

- सदस्य 


OM 


1 2 3 4 
ज्येष्ठ 02 * साधारण 14300 - 400 - लागू नहीं 
प्राध्यापक 

केन्द्रीय सेवा 15900 - 450 - होता 
( सामुदायिक * कार्यभार के समूह क . 18150 रु. और 
चिकित्सा) आधार पर राजपत्रित प्रैक्टिस - बंदी 

परिवर्तन किया अननु - भत्ता 
जा सकता है । सचिवीय 


50 वर्ष से अधिक नहीं । 
सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ) । 
टिप्पण : आयु - सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख . 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल 
और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप 
खंड , अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) , 


10 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


8 
आवश्यक : (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) 
की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और 
किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत 
होना चाहिए । 
(ii )किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी. ( सामाजिक और निवारण 
चिकित्सा )/ एम . डी . ( सामुदायिक चिकित्सा ) या समतुल्य । 
(iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी 
मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय /शिक्षण संस्था में प्राध्यापक /रजिस्ट्रार / 
सीनियर रेजिडेंट/ परिदर्शक / ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 
टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा 

आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्ण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की 
दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की सम्भावना नहीं है । 


11 
सीधी भर्ती 


लागू नहीं होता 


. - . -- - . 


. 


- - - 


366 


THEGAZETTEOF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26 , 1924 


( Part IL- Sec, 300 ] 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 

1882 


13 
समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- 37624 
2. सचिव , आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और 
अस्पताल, चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी 

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ - सदस्य 


[ F . at. 24011/8/ 2002 -14 $ - 11 ] 

एस. के . मिश्रा, अवर सचिव 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE . 


(Department ofHealth ) 

New Delhi, the 30th January , 2003 
G . S . R . 70 ,- - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Community Medicine ), 
Reader (Community Medicine) and senior Lecturer (Community Medicine ) In the GovernmentMedicalCollege and 
Hospital, Chandigarh , namely : 


I. Short title and Commencement 


(1) These rules may be called the Govemment Medical College and Hospital , Chandigarh , Professor (Community 

Medicine), Reader ( Community Medicine) and senior Lecturer (Community Medicine).(Group A Gazetted 

Posts ) Recruitment Rules , 2002. 
(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 . These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the schedule annexed to these rules . 

3. Number of posts, classification and scale of pay . The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4 ) of the said , schedule . 

4 .Method of recruitment, age limit, qualifications etc.. — Themethod of recruitment, age limit, qualifications and 
other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said schedule . 

5. Disqualification . — No person , ---- 
(a) who has entered into or contracted amarriage with a person having a spouse living ; or 
(b ) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the CentralGovernment may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

6 . Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commlssion , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

7. Savings.- Nothing in these ruies shail affect reservations, reiaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the scheduled Caste , the Scheduied Tribes, Other Backward Classes , Ex- servicemen and other special 
categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 


( 47111 - Q5 3(1) ] 


YrG afil 


45 : 


15, 2003./419 26, 1924 


367 


SCHEDULE 


Name of 


No . of 


Classification Scale of pay 


post 


post 


Whether selec- Age limit for direct 
tion by merit or recruits 
Selection -cum 
seniority or 
Non - Selection 
Post 


Whether benefit 
of added years of 
Service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Services (Pension ) 
Rules, 1972 


6 


2 
1. Professor 01* ( 2002 ) 
(Community * Subject to 
Medicine) variation 

dependent 
on workload . 


3 
General Central Rs. 18,600 -500 - Not 
Service Group A 22,100 applicable 
Gazetted , PLUS 
Non -Ministerial Non - Practicing 

Allowance 


appui 


Not exceeding fifty 

Yes 
year s (Relaxable for 
Government servants 
upto five year s in accord 
ance with the instructions 
or orders issued by the 
Central Government). 
Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of appli 
cations from candidates 
in India (and not the 
closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram ,Manipur, Naga 
land, Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub - Division 
of Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ). 


- 


- 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 
recruits 


Period of 
probation , 
if any 


Whether age and 
educational quali 
fications prescribed 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion 
or by deputation /absorption and 
percentage of the posts to be filled 
by various methods 


8 


10 


11 


One year for 
direct recruits. 


Promotion /deputation 
(Including short term 
contract ) failing which by 


direct recruitment 


Essential : 

Age : No 
(i) A basic University or equivalent Educational 
qualification included in any one of Qualifications : 
the Schedules to the Indian Medical Yes 
Council Act, 1956 (102 of 1956 ) and 
must be registered in a State Medical 
Register or Indian Medical Register. 
(ii) M . D . ( Social and Preventive 
Medicine )/ M .D . (Community 
Medicine) from a recognized 
University / Institution or equivalent 


368 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 


[ Part II - SEC. 3(0)1 


( iii) Ten year s experience in the 
profession after acquiring postgra 
duate qualification , out of which 
four year s should be as Reader / 
Associate Professor in a Recognized 
Medical college/ Teaching Institution 


Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s ) regarding ex 
perience is/are relaxable at the dis 
cretion of the Union Public Service 
Commission in the case of candi 
dates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes. If 
at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these communities 
possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill 
up the posts reserved for them . 
Desirable : - 
Minimum four Research Publications 
indexed in Index Medicus/ National 
Journals and one Research Publica 
tion in International Journals . 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be consulted 
in making Recruitment 


Consultation with 
Union Public Service 
Commission is necessary 
on each occasion . 


In case of recruitment by promotion Ifa Departmental Promotion 
deputation /absorption , grades from Committee exists, what is its 
which promotion / deputation / composition 
absorption to be made 
12 

13 
Promotion /Deputation (Including Group A Departmental Promotion Committee . 
Short- Term Contract) 

(for considering confirmation ) : 
1. Officers of the Central / State 1. Home Secretary , 
Governments / Union Territories/ Chandigarh Administration Chairman 
Statutory Bodies/ Autonomous 2 . Secretary , 
Organizations/Research Institutions: Medical Education and Research , 
(a ) (i) Holding analogous posts Chandigarh Administration Member 
on regular basis ; OR 

3 . Principal, 
(ii ) With two year s regular service GovernmentMedical College 
in posts in the scale of pay of and Hospital, Chandigarh . - Member 
Rs. 16400 -20000 /- or equivalent; 
and 
(b ) Possessing the educational and 
other qualificatione prescribed for 
direct recruits under column (8 ) 
11. The Departmantal Officer in the 
grade of reader (Community 
Medicina ) with two year s regular 


[ MII — QUE 3 (1) ] 


455 11 1945 : 


all 15 , 2003 / 19 26 , 1924 


369 


12 


13 


. 


14 


service in the grade will also be 
considered alongwith outsiders . 
In case he /she is selected for 
appointment to the post , the same 
shall be deemed to have been filled 
by promotion . 
The DepartmentalOfficer in the 
feeder category who are in the direct 
line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists 
shallnot be eligible for consideration 
for appointment by promotion . 
(period of Deputation / contract 
including period of Deputation / 
Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this 
appointment in the same or some 
other organization / department of 
the CentralGovernment, shall 
ordinarily not exceed five year s . 
The maximum age limit for appoint 
ment by deputation (including short 
term contract) shall be not exceeding 
fifty six year s as on the closing date 
of the receipt of applications). 


2 
2. Reader 01* (2002) 
(Community * Subject to 
Medicine ) variation 

dependent 
on workload . 


3 

5 
General Central Rs. 16 , 350 -450 Selection by 
Service Group A 18 ,600 - 500 merit 
Gazetted , 20 , 100 /- PLUS 
Non -Ministerial Non - Practicing 

Allowance 


Not exceeding fifty years s Yes 
(Relaxable for 
Government servants 
upto five years in accord 
ance with the instructions 
or orders issued by the 
CentralGovernment). 
Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of appli 
cations from candidates 
in India (and not the 
closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Naga 
land , Tripura, Sikkim , 
Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District . 
and PangiSub - Division 
of Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ). 


. 


370 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 


[PART 11- Sec . 3(1) ] 


..... 


9 


10 


11 


.- 


- 


-. 


One year for 
direct recruits . 


Promotion / failing which by 
deputation (Including short term 
contract) failing both by direct 
recruitment 


Essential : 

Age : No 
(i) A basic University or equivalent Educational 
qualification included in any one of Qualifications : 
the Schedules to the Indian Medical Yes 
Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and 
must be registered in a State Medical 
Register or Indian Medical Register . 
(ii ) M . D . (Socialand Preventive 
Medicine / M . D . (Community 
Medicine ) from a recognized 
University / Institution or equivalent. 
( ii ) Five year s teaching experience in 
the concerned speciality after 
acquiring postgraduate qualification 
as Assistant Professor / Senior 
Lecturer / Lecturer in a recognized 
Medical College/ Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in case of candidates 
otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification ( s) regarding ex 
perience is/are relaxable at the dis 
cretion of the Union Public Service 
Commission in the case of candi 
dates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes. If 
at any stage of selection , the Union 
Public Service Commission is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these communities 
possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill 
up the posts reserved for them . 
Desirable : - 
Minimum four Research Publications 
indexed in Index Medicus/ National 
Journals . 


- 


- 


12 


13 


14 


. 


- 


Promoticn /Senior Lecturer 
(Community Medicine) with two . 
year s regular sevice in the grade. 
Deputation (Including Short- Term 
Contract) 
Officers of the Central / State 
Governments/ Union Territories 
/Statutory Bodies/ Autonomous 
Organizations/Research Institutions: 
(a ) (i) Holding analogous posts 
on regular basis or 
( ii ) With two year s regular service 
in posts in the scale of pay of 
Rs. 14300 - 18300 /- or equivalent; 
and 


Group A Departmental Promotion Committee 
(for considering Promotion ) : 
1. Chairman /Member, Union 
Public Service Commission Chairman 
2 . Home Secretary, 
Chandigarh Administration Member 
3 . Secretary , Medical Education 
and Research , Chandingarh 
Administration . 

- Member 
4 . Principal, Government Medical 
College and Hospital, Chandigarh - Member 


Consultation with 
Union Public Service 
Commission is necessary 
while making direct 
recruitmentand appointing 
an officer on deputation 
( Including short- term contract). 


[ 471 ||-- UUS 3(1)] 


4RG 


754 ; pat 15, 2003/42 26 , 1924 


371 


12 


(b ) Possessing the educational and 
other qualifications prescribed for 
direct recruits under column ( 8 ). 
The Departmental Officer in the 
feeder category who are in the direct 
line of promotion shall not be eligible 
for consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists 
shall not be eligible for consideration 
for appointment by promotion . 
( Period of Deputation / Contract 
including period of Deputation / 
Contract in another ex - cadre post 
held immediately preceding this 
appointment in the same or some 
other organization / department of 
the central Government, shall 
ordinarily not exceed five year s. 
Themaximum age limit for appoint 
ment by deputation ( including short 
term contract) shall be not exceeding 
fifty six year s as on the closing date 
of the receipt of applications). 


6 


2 
3 . Senior 02 * (2002 ) 
Lecturer * Subject to 
(Community variation 
Medicine). dependent 

on workload . 


3 

4 
General Central Rs. 14 ,300 -400 - 
Service Group A 15 , 900 -450 - 18 - 
Gazetted , 150 /- PLUS 
Non -Ministerial. Non - Practicing 

Allowance . 


5 
Not 
applicable 


Not exceeding fifty 

No 
year s ( Relaxable for 
Government servants 
upto five years in accord 
ance with the instructions 
or orders issued by the 
CentralGovernment). 
Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of appli 
cations from candidates 
in India ( and not the 
closing date prescribed 
for those in Assam , 
Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur,Naga 
land , Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of 
Janiniu and Kashmir State , 
Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division 
of Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ). 


. 


......... 


.*. 


.. 


. 


--- 


314 GI/03 — 3 


372 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 

10 


[Part II — Sec . 3(1) ] 
II 


8 


Not applicable 


One year 


Direct recruitment 


Essential : 
(i) A basic University or equivalent 
qualification included in any one of 
the Schedules to the Indian Medical 
Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and 
must be registered in a State Medical 
Register or Indian Medical Register. 
( ii ) M .D . (Social and Preventive 
Medicine )/ M . D . (Community 
Medicine ) from a recognized 
University / Institution or equivalent. 
( iii) Three year s teaching experience 
in the concerned speciality after 
acquiring postgraduate qualification 
as Lecturer/ Registrar/ Senior Resident/ 
Demonstrator/ Tutor in a recognized 
Medical College / Teaching Institution . 
Note 1 : Qualifications are relaxable at the 
discretion of the UPSC in case of 
candidates otherwise well qulified . 
Note 2 : The qualification ( s) 
regarding experience is / are 
relaxable at the discretion ofthe 
Union Public Service Commission in 
the case of candidates belonging 
to the Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes . If at any stage 
of selection , the Union Public 
Service Commission is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these communities 
possessing the requisite experience 
are not likely to be available to fill 
up the posts reserved for them . 


12 


13 


14 


Not applicable 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
necessary . 


Group A Departmental Promotion Committee 
(For Considering Confirmation ) : 
1. Home Secretary , 

Chandigarh Administration Chairman 
2 . Secretary , Medical Education & 

Research , Chandigarh Admn - Member 
3 . Principal,GovernmentMedical 

College and Hospital, Chandigarh — Member 
4 . Professor and Head of the concerned 
Department ofGovernment Medical 
College and Hospital, Chandigarh - Member 


[No. V . 24011/8 /2002-ME Desk - Il] 

S .K .MISHRA , Under Secy. 


HW 


: : N NI 


1 


. 


ll 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i) ]] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/ माघ 26, 1924 


373 


नई दिल्ली , 30 जनवरी, 2003 
सा . का .नि . 71. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य ( जैव रसायन ), उपाचार्य ( जैव रसायन ) और ज्येष्ठ प्राध्यापक ( जैव रसायन ) के पदों पर भर्ती की 
पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ . - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य 
( जैव रसायन ), उपाचार्य ( जैव रसायन ) और ज्येष्ठ प्राध्यापक ( जैव रसायन ) ( समूह क राजपत्रित पद ) भर्तीनियम , 2002 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ( 1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान . - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा , जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा और अन्य अर्हताएं आदि . - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

5. निरर्हता. - वह व्यक्ति , - 

( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति . - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत , आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । . 

____ 7. व्यावृत्ति . - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण , आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का नाम पदों की वर्गीकरण वेतनमान योग्यता के सीधे भर्तीकिए जाने वाले सेवा में जोड़े गए 
संख्या 

आधार पर व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा वर्षों का फायदा 
चयन या चयन 

अनुज्ञेय है या 
सह - ज्येष्ठता 

नहीं 
अथवा अचयन 


पद 


नहा 


आचार्य ( जैव 
रसायन ) 


2 

3 45 
01 *( 2002 ) साधारण केन्द्रीय . 18600 -500 - लागू नहीं होता 50 वर्ष से अधिक नहीं । 
* कार्यभार सेवा समूह 22100 रु . 

सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय 
के आधार क और केवल 

सरकार द्वारा जारी किए गए 
पर परिवर्तन राजपत्रित आयुर्विज्ञान 

अनुदेशों या आदेशों के 
किया जा अननुसचिवीय स्नातकों के लिए 

अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल 
जा सकता प्रैक्टिस -बंदी 

की जा सकती है । 
टिप्पण 1 : आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम 


है । 


भत्ता 


374 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 


IPART II - SEC. 3(i) ]] 


तारीख जो असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी 
उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप 
तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : गैर - आयुर्विज्ञान 
अर्हताओं वाले ज्येष्ठ प्राध्यापकों, 
उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में 
शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में 
पदों की कुल संख्या के पचास 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 3 : आचार्य के पद को 
विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित 
होने की दशा में केवल मान्यताप्राप्त 
वाले आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता या 
समतुल्य अर्हता वाले शिक्षकों को 
ही पद पर नियुक्त किया जाएगा । 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित आयु 

और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू 
होंगी या नहीं 


आयु: नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


10 
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए एक वर्ष। 


आवश्यक : 
I. क (i ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

102 ) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व 
विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान 
रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत 

होना चाहिए । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम . डी . ( जैव 

रसायन ) / एम . एस. सी . ( चिकित्सा जैव रसायन ) सहित 
एम. बी. बी . एस . या समतुल्य । 

या 
ख (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. एस. सी . 

( चिकित्सा जैव रसायन ) या समतुल्य । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पी .एच. डी . 

( चिकित्सा जैव रसायन )/ डी . एस. सी. ( जैव रसायन ) या 

समतुल्य । 
II . स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का 

अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान 
महाविद्यालय शिक्षण संस्था में उपाचार्य/ सहयुक्त आचार्य के रूप 
में होना चाहिए । 


I 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ]] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15 , 2003/ माघ 26 , 1924 


375 


- 


10 


टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इनडैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम 
से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक 
अनुसंधान प्रकाशन हो । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा 
या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


12 


द्वारा । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : 
संविदा भी है ) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती I. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों /कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों । 

अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या । 
___ (ii ) जिन्होंने 16400 - 20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष 

नियमित सेवा की है ; और . 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के 

लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. उपाचार्य की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष 

नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद 

पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं , प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


13 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 

14 
प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


, पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति 

समिति : 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन – सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल , 
चंडीगढ़ 

- सदस्य 


376 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 


. 


[ PART II - SEC . 3 (i)] 


5 


1 2 

3 
उपाचार्य ( जैव 1 *( 2002 ) साधारण केन्द्रीय 
रसायन ) * कार्यभार सेवा समूह 

के आधार क राजपत्रित 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


16350 - 450 - 
18600 - 500 
20100 रु. 
और केवल 
आयुर्विज्ञान 
स्नातकों के लिए 
प्रैक्टिसबंदी भत्ता 


लागू नहीं होता 50 वर्ष से अधिक नहीं । 

( सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय 
सरकार द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल 
की जा सकती है ।) 
टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम , मेघालय , 
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के 
पांगी उपखंड, अंदमान और 
निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई 
है ) । 
टिप्पण 1 : गैर - आयुर्विज्ञान 
अर्हताओं वाले ज्येष्ठ प्राध्यापकों, 
उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में 
शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में 
पदों की कुल संख्या के पचास 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 


___ 10 


आयु : नहीं 
शैक्षिक अर्हताएं : हां 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
के लिए एक वर्ष। 


आवश्यक : 
[- क( i ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 

की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय 
या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर 
या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना 

चाहिए । 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. डी. ( जैव 

रसायन )/एम. एस. सी . ( चिकित्सा जैव रसायन ) सहित 
एम . बी . बी. एस . या समतुल्य । 


ख (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. एस. सी . 

( चिकित्सा जैव रसायन ) या समतुल्य । 
( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पी. एच. डी . 

( चिकित्सा जैव रसायन )/ डी . एस. सी . ( जैव रसायन ) या 
समतुल्य । 
स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता 
में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था 
में सहायक आचार्य/ ज्येष्ठ प्राध्यापक/ प्राध्यापक के रूप में 5 
वर्ष का शिक्षण अनुभव । 


[ भाग [ - खण्ड 3(6)] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15 , 2003 /माघ 26 , 1924 


- 


377 


टिप्पण 1 : - अर्हताएं , अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार की जा सकती हैं । , 
टिप्पण 2 : - अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 
वांछनीय : - इन्डैक्स मैडिक्स/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम 
से कम चार अनुसंधान प्रकाशन । 


11 


12 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है : 
संविदा भी है ) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती 1. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/ स्वशासी संगठनों/ 
द्वारा । 

अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी : 
( क ) (i ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) जिन्होंने 14300 - 18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष 

नियमित सेवा की है , और 
( ख ) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
II. ज्येष्ठ प्राध्यापक की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो 

वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका 

पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । 
पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 
[ प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
है , साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति ( जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है ) के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।] 


13 


14 


प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
आवश्यक है । 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति 

समिति : 
• 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव , आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान , चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
· 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल , 
चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल , चंडीगढ़ 

- सदस्य 


378 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26 , 1924 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


नहीं । 


23 
ज्येष्ठ प्राध्यापक 01 * ( 2002 ) साधारण केन्द्रीय 
( जैव * कार्यभार सेवा समूह क । 
रसायन ) 

के आधार राजपत्रित 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


14300 - 400 - लागू नहीं होता 50 वर्ष से अधिक नहीं । 
15900 - 450 

सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय 
18150 रु. और 

सरकार द्वारा जारी किए गए 
केवल आयुर्विज्ञान 

अनुदेशों या आदेशों के 
स्नातकों के लिए 

अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल 
प्रैक्टिसबंदी भत्ता 

की जा सकती है । 
टिप्पण : आयु - सीमा 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में । 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त । 
करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड , 
त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू 
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले 
के पांगी उपखंड , अंदमान और 
निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 
टिप्पण 1 : गैर - आयुर्विज्ञान 
अर्हताओं वाले ज्येष्ठ प्राध्यापकों , 
उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणी में 
शिक्षकों की संख्या इन श्रेणियों में 
पदों की कुल संख्या के पचास 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 


10 


लागू नहीं होता 


एक वर्ष 


आवश्यक : 
1क .(i ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 ( 1956 का 102 ) 

की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई मूल विश्वविद्यालय या 
समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या 

भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए । 
1क. ( ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से एम . डी . 

( जैव रसायन )/ एम. एस. सी . ( चिकित्सा जैव रसायन ) सहित 
एम. बी . बी . एस. या समतुल्य । 

या 
ख( i) क्सिी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से एम. एस. सी . 

( चिकित्सा जैव रसायन ) या समतुल्य । 
(ii ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से पी. एच. डी . 

( चिकित्सा जैव रसायन )/ डी. एस. सी. ( जैव रसायन ) या 

समतुल्य । 
( iii ) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता 

में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण 
संस्था में प्राध्यापक/ रजिस्ट्रार/ सीनियर रेजिडेंट/ परिदर्शक / ट्यूटर 
के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव । 


| 


| 


[ भाग 1 - खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/ माघ 20 , 1924 


379 


10 


टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक 
सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी 
प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । 


OMu 


12 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


13 


14 


पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना 
समिति : 

आवश्यक है । 
1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन 

- अध्यक्ष 
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन - सदस्य 
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल , 
चंडीगढ़ 

- सदस्य 
4. संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी 
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ • - सदस्य 

[ फा. सं. वी - 24011/8/ 2002 - एम ई डेस्क - II ] 

एस. के. मिश्रा, अवर सचिव 
New Delhi ,the 30th January, 2003 
G .S . R . 71 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Biochemistry ), Reader 
( Biochemistry ) and Senior Lecturer ( Biochemistry) in the GovernmentMedicalCollege and Hospital , Chandigarh , namely : 

1. Short title and commencement . - 1) These rulesmay be called the Government Medical College and Hospital, 
Chandigarh, Professor ( Biochemistry ), Reader.( Biochemistry ) and Senior Lecturer ( Biochemistry ), ( Group A Gazetted 
Posts ) Recruitment Rules , 2002. 

(2 ) They shall come into force on the date oftheir publication in the OfficialGazette . 
2 . These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules . 

3. Number of posts, classification and scale of pay . — The number of the said posts, their classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the said Schedule . 

4 . Method of recruitment, age limit , qualifications etc . — The method of recruitment, age limit , qualifications 
and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said Schedule . 

5. Disqualification .-- No person,- -- 

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who , having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the CentralGovernment may , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule . 

. 6 . Power to relax . . - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
may by order, forreasons to be recorded in writing , and in consultation with the Union Public Service Commission relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons . 


314 G1/ 03 -64 


380 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003 /MAGHA 26 , 1924 


[PART 11 — SEC . 3 (1) ] 


7 . Savings. — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , Other Backward Classes , Ex -servicemen and other special 
categories ofpersons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard . 

SCHEDULE 


Name of post 


Classification 


1. Professor 

( Biochemistry ) 


Number ofpost 

2 
01 * (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload 


General Central Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Scale of pay 

4 
Rs. 18, 600-500 - 22 , 1007 
plus Non - practicing 
Allowance only forMedical 
Graduates 


Age limit for direct recruits 


Whether selection by merit 
or selection - cum - seniority 
or Non - selection post 


Whether benefit of added years 
of Service admissible under rule 30 
of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


6 


Not applicable 


Yes . 


Not exceeding fifty year s. 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the CentralGovernment). 
Note : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India (and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Pangi 
sub - division of Chamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep ). 
Note 1 ;- - The strength of teachers in the grade of 
Senior Lecturers, Readers and Professors with non 
medical qualifications shall not exceed 50 % of the 
total number of posts in these grades . 
Note 2 :- In the event of post of Professor is 
designated as Head of Department, only teachers 
with recognized basis University Medical Degree 
qualification or equivalent qualification shall be 
appointed to the post . 


Educational and other qualifications 
required for direct recruits 


Period of 
probation if any 


Whether age and 
educational qualifica - 
tions prescribed for 
direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by pro 
motion or by 
deputation /absorption 
and percentage of the 
posts to be filled 
by various methods 

11 
Promotion / deputation 
( including short 
terin contract) failing 
whiclı by direct 
recruitment. 


9 


10 


Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits 
tions : Yes 


Essential : 
1 - A (i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 
Medical Register; 


IN 


TiL i 11 


( 471 II - GUS 3 (i) ] 


Ara 


1945 : Halt 15 , 2003 / 19 26 , 1924 


381 


( 8 ) 


A .( ii) M . D . (Biochemistry )/MBBS with M .Sc . 

(Medical Biochemistry ) from a 
recognized University /Institution or 
equivalent. 

OR 
B .(i) M .Sc . (Medical Biochemistry ) from a 

recognised University or equivalent. 
B ( ii)Ph .D . (Medical Biochemistry )/D . Sc . 

(Biochemistry ) from a recognized 

University /Institution or equivalent. 
II. Ten years experience in the profession 

after acquiring postgraduate 
qualification , out of which four years 
should be as Reader /Associate 
Professor in a Recognized Medical 

College / Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion of 
the Union Public Service Commission in case 
of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s ) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled Castes 
or the Scheduled Tribes. If at any stage of 
selection , the Union Public Service Commission 
is of the opinion that sufficient number of 
candidates from these communities possessing 
the requisite experience are not likely to be 
available to fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications indexed 
in Index Medicus National Journals and one 
Research Publication in Intemational Journals . 


In case of recruitment by promotion /deputation / 
absorption , grades from which promotion / 
deputation /absorption to be made 


Ifa Departmental Proinotion 
Committee exists, what is its 
composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission to be 
consulted in making 
recruitinent 


( 14 ) . 


LLAMAN 


Consultation with Union 
Public Service Commission 
is necessary on each 
occasion . 


( 12 ) 
Promotion /Deputation ( including Short-term 
Contract ) 
I. Officers of the Central/State Governments / 

Union Territories /Statutory Bodies /Auto 
nomous Organizations/Research Institu 
tions : - - 
(a ) (i) holding analogous posts on regular 
basis 

OR 
(ii) with two years regular service in 

posts in the scale of pay ofRs. 16400 

20000 / - or equivalent; and 
(b ) possessing the educational and other 

qualifications prescribed for direct 
recruits under column (8 ) . 


( 13) 
Group A Departmental 
Promotion Committee (for 
considering confirmation ) : 
1 . Home Secretary , Chandigarh 

Administration - Chairman 
2 . Secretary ,Medical Education 

and Research . Chandigarh 

Administratioil - Member 
3. Principal,Government Medical 

College and Hospital, 
Chandigarh - Member 


382 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26 , 1924 


[Part 11 — SEC. 3 (1)] 


( 12) 
II. The Departmental Officer in the grade ofReader 

with two years regular service in the grade will 
also be considered alongwith outsiders. In case 
he/she is selected for appointment to the post, the 
same shall be deemed to have been filled by 
promotion . 
The Departmental Officer in the feeder category 
who are in the direct line of promotion shall not be 
eligible for consideration for appointment on 
deputation . Similarly, deputationists shall not be 
eligible for consideration for appointment by 
promotion , 
(Period of Deputation Contract including period 
of Deputation / Contract in another ex -cadre post 
held immediately preceding this appointment in 
the same or some other organization /department 
of the Central Government, shall ordinarily not 
exceed five years. The maximum age limit for 
appointment by deputation (including short term 
contract) shall be not exceeding fifty six years as 
on the closing date of the receipt of application ). 


. .. . --- . -- ... 


2 . Reader 

(Biochemistry ) 


01 * (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload , 


GeneralCentral Service 
Group A Gazetted 
Non -Ministerial 


Rs. 16 ,350 -450 - 18 ,600 - 500 
20100 /- PLUS Non - practicing 
Allowance only forMedical 
Graduates 


Not applicable 


Yes . 


Not exceeding fifty years , 
( Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions of orders issued 
by the Central Government). 
Note -1. The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh division of Jammu and 
Kashmir State , Lahaul and Spiti district and Panji 
Sub -division of Chamba district of HimachalPradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep . 
Note - The strength of teachers in the grade ofSenior 
Lecturers , Readers and Professors with Non -Medical 
qualifications shall not exceed 50 % of the total . . 
number of posts in these grades. 


( 10 ) 
Age : No 

One year for direct 
Educational Qualifica - recruits , 
tions : Yes 


sential : 
1. A (i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one 
of the Schedules to the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 
of 1956 ) and must be registered in 
a State Medical Register or Indian 
Medical Register. 


(11) 
Promotion deputation 
( including short 
terin contract ) failing 
which by direct 
recruitment. 


17 


III 


[ 471 - 905 3(1) ] 


78 1945 .: 15 , 2003/ HITE 26 , 1924 


A (i ) M . D . ( Biochemistry )/MBBS with 

M . Sc . (Medical Biochemistry ) from a 
recognized University / Institution 
or equivalent 

OR 
B (I) M .Sc. (Medical Biochemistry) from a 

recognised University or equivalent. 
Bfü ) Ph . D . (Medical Biochemistry )/ D . Sc . 

(Medical Biochemistry ) from a 
recognised University / institution or 

equivalent. 
(i ) Five years teaching experience in the 

concerned speciality after acquiring 
postgraduate qualification as 
Assistant Professor / Senior Lecturer / 
Lecturer in a recognized Medical 

College / Teaching Institution . 
Note 1 : 
Qualifications are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission in 
case of candidates otherwise well qualified . 
Note 2 : 
The qualification (s) regarding experience is / 
are relaxable at the discretion of the Union 
Public Service Commission in the case of 
candidates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes. If at any 
stage of selection , the Union Public Service 
Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these 
communities possessing the requisite 
experience are not likely to be available to 
fill up the posts reserved for them . 
Desirable : 
Minimum four Research Publications 
indexed in Index . Medicus /National 
Journals. 


( 12 ) 

( 13 ) 
Promotion /deputation (including Group A departmentalpromotion 
short term contract) : 

committee ( for considering confirmation ) : 
(1) Officers of Central/ State Governments / 1. HomeSecretary , 
Union Territories/Statutory Bodies) · Chandigarh Administration 

Chairman 
Autonomous Organizations/Research 2 . Secretary ,Medical Education and 
Institutions : 

Research , Chandigarh Administration - -Member 
( a ) (i) holding analogous posts on 3. Principal,GovernmentMedical 
regular basis ; 

College and Hospital, Chandigarh - -Member 
or 

4 . Professor and Head of the concerned 
(ii) with two year s regular service in Department of GovernmentMedical 

posts in the scale of pay of College and Hospital, Chandigarh - Member 
Rs. 14300 - 18300 / - or equivalent; 
and 


( 14 ) 
Consultation 
with Union 
Public Service 
Commissions 
necessary on 
each occasion . 


Possessing the educational and 
other qualifications prescribed for 
direct recruits under column (8 ); 


384 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26 , 1924 


[Part II— SEC. 3(1)] 


(12) 


( ii ) The Departmental Officers in the 

grade of Senior Lecturer with two 
years regular service in the grade 
will also be considered alongwith 
the outsiders . In case he / she is 
selected for appointment to the 
post, the same shall be deemed to 

have been filled by promotion . 
The Departmental Officer in the feeder 
category who are in the direct line of 
promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment on 
deputation . Similarly , deputationists 
shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . 
(Period ofDeputation / Contract including 
period of Deputation /Contract in 
another ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same 
or some other organization / department 
of the Central Government, shall 
ordinarily not exceed five years. The 
maximum age limit for appointment by 
deputation (including short term 
contract ) shall be not exceeding fifty six 
years as on the closing date ofreceipt of 
applications.) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


3 . Senior Lecturer 

(Biochemistry ) 


01 * (2002 ) 
* Subject to variation 
dependent on workload . 


GeneralCentral Service 
Group A Gazetted , 
Non -Ministerial 


Rs. 14300 -400 - 15900 -450 
18150 / - PLUS Non - practising 
Allowance only forMedical 
Graduates . 


S 


7 


Not applicable 


No 


Not exceeding fifty years . 
(Relaxable for Government servants upto five years 
in accordance with the instructions or orders issued 
by the Central Government.) 
Note 1 : The crucial date for determining the age limit 
shall be the closing date for receipt of applications 
from candidates in India ( and not the closing date 
prescribed for those in Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh division of Jammu and 
Kashmir State , Laliaul and Spiti district and Pangi 
sub - division ofChamba district of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep ) . 
Note 2 : The strength of teachers in the grade ofSenior 
Lecturers , Readers and Professors with Non -Medical 
qualifications shall not exceed 50 % of the total 
number of posts in these grades . 


385 


( 11) 
Direct recruitment 


[ 47711 - 405 3(1) ] 

473 174 : 15, 2003/ 919 26 , 1924 
(8 ) 

( 10 ) 
Essential : 

Not applicable One year 
I- A (i) A basic University or equivalent 

qualification included in any one of 
the Schedules to the Indian Medical 
Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and 
must be registered in a State Medical 

Register or Indian Medical Register, 
A ( ü ) M . D . (Biochemistry )/MBBS with 

M . Sc. (Medical Biochemistry ) froma 
recognized University /Institution 
or equivalent. 

OR 
B (1) M . Sc. (Medical Biochemistry from a 

recognized University / Institution or 

equivalent. 
B (ü ) Ph . D . (Medical Biochemistry )/ D . Sc. 

(Medical Biochemistry ) from a 
recognised University /institution or 

equivalent. 
(i ) Three years teaching experience in 

the concerned speciality after 
acquiring postgraduate qualification 
as Lecturer /Registrar / Senior 
Resident/Demonstrator / Tutor in a 
recognized Medical College Teaching 

Institution . 
Note 1 - Qualifications are relaxable at the 
discretion of the Union Public Service 
Commission in case of candidates otherwise 
well qualified 
Note 2 – The qualification ( s) regarding 
experience is /are relaxable at the discretion 
of the Union Public Service Commission in 
the case of candidates belonging to the 
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. 
iſ at any stage of selection , the Union Public 
Service Commission is of the opinion that 
sufficient number of candidates from these 
communities possessing the requisite 
experience are not likely to be available to 
fill up the posts reserved for them . 


(13) 


(12 ) 
Not applicable 


(14) 
Consultation 
with Union 
Public Service 
Commission is 
necessary. 


- Chairman 


Group A departmental promotion 
Committee ( for considering confirmation ); 
1 Home Secretary, 

Chandigarh Administration 
2 . Secretary, Medical Education and 

Research , Chandigarh Administration 
3. Principal ,GovernmentMedical 

College and Hospital, Chandigarh 
Professor and Head of the concerned 
Department of GovernmentMedical 
College and Hospital, Chandigarh 


- Member 


- Member 


--- Member 

[No. V - 24011 /8 /2002 -ME Desk - II] 

S .K .MISHRA , Under Secy . 


386 


THEGAZETTEOFINDIA: FEBRUARY 15, 2003/ MAGHA26, 1924 


Part II— SEC . 3(1)] 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन एवं डेयरी विभाग ) 

नई दिल्ली, 29 जनवरी , 2003 
सा. का.नि . 72. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय ( पशुपालन और 
डेयरी विभाग ) केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में ट्रैक्टर चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : 
___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार समूह ग पद भर्ती नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

3. भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा , अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता : - वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 

5. शिथिल करने की शक्ति : -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े 
वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण वेतनमान चयन सह सेवा में जोड़े गए वर्षों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
नाम संख्या 

ज्येष्ठता या का फायदा केन्द्रीय के लिए आयु सीमा 
योग्यता के सिविल सेवा (पेंशन ) 
आधार पर नियम, 1972 के नियम 
चयन 30 के अधीन अनुज्ञेय 

है या नहीं 
अचयन पद 


अथवा 


56 
चयन सह नहीं 
ज्येष्ठता 


1 2 

3 4 
1. ट्रैक्टर 10 * साधारण केन्द्रीय 3050 - 75 - 3950 - 
चालक ( 2002 ) सेवा ( समूह ग ) 80 - 4590 रुपये 

* ( कार्यभार अराजपत्रित 
के आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


18 से 25 वर्ष के बीच 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए 
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
करके 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति और अन्य 
प्रवर्गों की दशा में 45 वर्ष तक की 
जा सकती है ।) * 
*टिप्पण 1 : आयु- सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15 , 2003/ माघ 26 , 1924 


387 


के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश , 
मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के 
लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के 
लाहौल और स्पीति जिले तथा 
चम्बा जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या 
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : उन पदों की बाबत जिन 
पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की जाने वाली आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीक प्रत्येक दशा में वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


___ 10 

दो वर्ष 


. लागू नहीं होता 


1. अंग्रजी या हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने और 

लिखने का ज्ञान । 
2. केन्द्रीय सरकार के ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र से कृषि मशीनरी 

उप्रयोजन पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या ट्रैक्टर मैकेनिक या 
सम्बद्ध पाठ्यक्रम साथ ही ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी या 
वाहनों के रखरखाव संक्रिया या छोटी मोटी मरम्मत में 

व्यवहारिक अनुभव । 
3. भारी वाहनों के लिए वैद्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो । 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न 
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे 
प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


केन्द्रीय भेड प्रजनन फार्म हिसार में ट्रैक्टर हैल्पर और कर्मशाला 
अनुचर की प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती 
द्वारा 


केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार का ऐसा ट्रैक्टर हैल्पर और कर्मशाला अनुचर 
जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और स्तंभ 8 में सीधे भर्ती 
किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता रखता हो । 


314 G1/03 - 5 


388 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26 , 1924 


PART 6- Sec. 3 (1) ] 


14 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 

आयोग से परामर्श किया जाएगा 
13 
1. निदेशक , केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार 

- 3797 

लागू नहीं होता 
2. पशुचिकित्सा अधिकारी हिसार 

- सदस्य 
3. अवर सचिव या राज्य / केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का 
समूह - क अधिकारी 

- सदस्य 

[ 9 . H . 41 - 11/2000 - 7144 - II ) 

राधा मणि , अवर सचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Animal Husbandry and Dairying ) 

New Delhi, the 29th January, 2003 
G . S. R . 72 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tractor Driver in the Ministry of 
Agriculture (Departmentof Animal Husbandry and Dairying ) Central Sheep Breeding Farm , Hisar, namely : 

1. Short title and commencement . - ( 1) These rules may be called the Central Sheep Breeding Farm , Group 
C Posts, Recruitment Rules, 2002 . 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts, classification and scale of pay. — The number of the post, its classification and scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit , qualifications, etc . — Themethod of recruitment, to the posts ,age limit , 
qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said aforesaid Schedule . 

4 . Disqualification . — No person,-- 
(a ) who, has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living ; or 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said posts : 

Provided that the CentralGovernmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 

5 . Power to relax.- _ Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may , by order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 

6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex - Servicemen , and other special categories 
of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Name of post Number of post Classification Scale of pay 

Whether selection -cum -seni 
ority or selection by merit 

or non -selection post 
- - - 


2 


Tractor Driver 


Rs. 3050 -75 -3950 - 
80 -4590 


Selection - cum -Seniority 


Ten * 
( 2002) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload. 


General Central 
Services Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


( m1 - 


45 3 (1) ] 


. 


Yra 16147 : Fort 15 , 2003/A1 26 , 1924 


389 


Age limit for direct recruitment 


Educational and other qualifications required 
for direct recruits 


Whether benefit of added 
years of service admissible 
under rule 30 of the Central 
Civil Services (Pension ) 
Rules 1972 


. 


8 


No 


cate 


Between 18 and 25 years (Relaxable 1. Knowledge of reading and writing in 
upto 40 years for Government 

English or Hindi or Regional Language . 
servants, 45 years in case of Scheduled 2 . A Certificate in AgriculturalMachinery 
Caste and Scheduled Tribes and other Utilization Course from Tractor Training 
ccordance with the 

Center of the Central Government English 
instructions or orders issued by the Central or Tractor Mechanic or Allied Course 
Government. 

with the practical experience in the 

operation maintenance and minor repairs 
* Note 1: The crucial date for deter- of tractor and agricultural machinery or 
mining the age limit shall be the vehicles. 
closing date for receipt of applica - 3. Posession of valid driving licence of heavy 
tions from candidates in India (and not duty vehicles. 
the closing date perscribed for those in 
Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu and Kashmir State , Lahaul and 
Spiti District and Pangi Sub -Division of 
Chamba District of Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar Islands and 
Lakshadweep ). 
* *Note 2: — In respect of posts, the 
appointment of which are made 
through Employment Exchange crucial 
date fordetermining the age- limit shall, 
in each case , be the last date up - to 
which the Employment Exchange are 
asked to submit the names . 


Period of probation , if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed 
for direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment whether by direct re 
cruitment or by promotion or by deputation 
absorption and percentage of the posts to be 
filled by various methods 


9 


10 


11 


Not applicable 


Two years 


By promotion from Tractor Helper and . 
Workshop attendants of Central Sheep 
Breeding Farm , Hisar failing which by direct 
recruitment 


In case of recruitment by promotion 
deputation / absorption , grades from 
which promotion /deputation / 
absorption to be made 


If a Departmental Promotion Committee 
exists , what is its composition 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment 


12 


. 


13 


LA 


By Promotion from Tractor Helper and 


1. Director, Central Sheep Breeding Farm , 


Not applicable 


390 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26 , 1924 


[ PART II 


SEc. 3(i)]] 


Workshop Attendant, Central Sheep 
Breeding Farm , Hisar with five years 
regular service in the grade possessing 
qualification prescribed by direct 
recruitment under col. 8 . 


Hisar 

- Chairman 
2 . Veterinary Officer, Hisar, ---Member 
3. Under Secretary or equivalent, 

Grade A Officer of State/ Central 
Government Offices – Member 


[ E. No. 41- 11/ 2000 - Admn.- III] 

RADHA MANI, Under Secy. 
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( दूर संचार विभाग ) 

नई दिल्ली, 21 जनवरी , 2003 
सा . का . नि . 73. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय , दूर संचार विभाग ( सांख्यिकीय सहायक ) भर्ती नियम, 2002 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें संशोधन से पहले किया गया 
है, या करने का लोप किया गया है , का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1 (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , दूरसंचार विभाग ( सांख्यिकीय सहायक ) भती ( संशोधन ) 
नियम, 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय , दूरसंचार विभाग ( सांख्यिकीय सहायक ) भर्ती नियम , 2002 की अनुसूची में स्तंभ 7 में 
18 - 25 अंको के स्थान पर " 21 - 25 " अंक रखे जाएंगे ! 

[ संख्या ए - 12018/16 / 2000 - प्रशासन - II ] 

सतीश वधवा, अवर सचिव ( प्रशासन - II ) 
टिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का.नि. 91 द्वारा तारीख 22 फरवरी, 2002 को प्रकाशित किए गए । 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 

(Department of Telecommunications) 

New Delhi, the 21st January, 2003 
G. S . R. 73. — Inexercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology , Department 
of Telecommunications ( Statistical Assistant) RecruitmentRules 2002, except as respects things done or omitted to be done 
before such amendments , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of 
Telecommunications (Statistical Assistant) Recruitment (Amendment) Rules 2003 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Ministry of Communications and Information Technology , Departmentof Telecommunications (Sta 
tistical Assistant) Recruitment Rules 2002 , in the Schedule , in column 7 , for the figures “ 18 - 25 ”, the figures “ 21 -25 ” shall 
be substituted. 

__ [ No . A - 12018/16/ 2000 - Admn.-IJ ] 

___ SATISH WADHWA , Under Secy . ( Admn.- II ) 
Note :-- The principal rules were published in the Gazette of India videGSR 91 dated the 22nd February , 2002, 


जल संसाधन मंत्रालय 

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2003 
सा . का . नि.. 74. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल आयोग में . 
अनुसचिवीय समूह " ग " पद ( विभागीय कैंटीन ) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग , अनुसचिवीय समूह " ग " पद ( विभागीय कैंटीन ) 


[ भाग - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/ माघ 26, 1924 


391 


भर्ती नियम, 2003 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) से स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा, अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 5 ) से स्तंभ ( 14 ) में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरर्हता: - वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या । 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के 
अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो 
कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 

. 6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 

अनुसूची 
पद का पदों की वर्गीकरण . . वेतनमान चयन अथवा सेवा में जोड़े गए वर्षों सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
नाम संख्या 

अचयन पद का फायदा केन्द्रीय के लिए आयु सीमा 

सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 
30 के अधीन अनुज्ञेय 
है या नहीं 


5 


1 
1. महा- 
प्रबंधक 


अचयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 

3 
1 * साधारण केन्द्रीय · 5000 - 150 
( 2003 ) सेवा समूह ग , 8000 रु. 
* ( अकानूनी अराजपत्रित, 
कैंटीन के प्रवर्ग अनुसचिवीय 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि , यदि 
कोई हो 


8 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


392 __ THEGAZETTEOFINDIA: FEBRUARY 15, 2003/ MAGHA26, 1924 

[ PART II -- SEc . 3(i)] 
11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । प्रोन्नति : उपमहाप्रबंधक/ लेखाकार जो उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर 

चुके हों । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की 
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो 
(i ) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए ; या 
( ii ) मूल काडर/विभाग में 4000 - 100 - 6000 रु. या समतुल्य वेतनमान के 

पदों पर आठ वर्षनियमित सेवा कर चुके हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनुियक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


14 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 


13 
समूह " ग "विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1 . सचिव/निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक ( स्थापना ) 

केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
3. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग 


- सदस्य 


- सदस्य 


. 


1 


22 


3 


4 


5 


. 


___ 
67 
लागू नहीं होगा लागू नहीं होगा 


अचयन 


2. उप - 1 * साधारण केन्द्रीय 4000- 100 
महाप्रबंधक ( 2003 ) सेवा समूह ग , 6000 रु. 

* ( अकानूनी अराजपत्रित . 
कैंटीन के प्रवर्ग अनुसचिवीय 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


[ भाग 


- खण्ड 3(6) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15 , 2003/ माघ 26 , 1924 


393 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : रोकड़िया /भंडार रक्षक जो उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर 
चुका हो । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंधमें , जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहंक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक 
या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की 
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो 
(i) मूल काडा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या 
( ii ) मूल काड /विभाग में 3200 - 85- 4900 रु. या समतुल्य वेतनमान के 

___ पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनुियक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


14 


लागू नहीं होता 


. 

13 
समूह " ग "विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. सचिव /निदेशक (प्रशासन)/निदेशक ( स्थापना ) 

केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
. 3. अवर सचिव , केन्द्रीय जल आयोग 


- अध्यक्ष 


- सदस्य 


- सदस्य 


1 


2 


___ 
456 


3. लेखाकार 


स 


अचयन 


लागू नहीं 
होता 


4000 - 100 - 
( 2003 ) सेवा समूह ग , 6000 रु. 
* ( अकानूनी अराजपत्रित 
कैंटीन के प्रवर्ग अननुसचिवीय 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


18- 25 वर्ष ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर यथाअधिसूचित सरकारी 
सेवकों के लिए 40 वर्ष और अनु 
सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या 
अन्य पिछड़े प्रवर्गों के लिए 45 वर्ष । 
तक शिथिल की जा सकती है । 
टिप्पण 1 : - आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 


394 


THEGAZETTEOFINDIA: FEBRUARY 15, 2003/ MAGHA26, 1924 


PART II - SEC. 3(6)] 


. 


7 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम , 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड , 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति 
जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 
टिप्पण 2 : - रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की 
दशा में आयु सीमा अवधारित करने के 
लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में 
वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


- 


10 


लागू नहीं होता 


सीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 


आवश्यक : 
( क ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय 
या समतुल्य से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि । . 
( ख ) लेखाकर्म में तीन वर्ष का अनुभव । 
टिप्पण 1 : अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । 
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता ( अर्हताएं ) 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा 
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर 
सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने 
की सम्भावना नहीं है । 


11 


प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा , 
दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । 


12 . 
प्रोन्नति : रोकड़िया या भंडार रक्षक जो उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा कर 
चुका हो । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंक/ पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 


[ भाग - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : फरवरी 15, 2003/ माघ 26, 1924 


395 


- 


12 
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की 
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो 

( क ) ( i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए 


हुए हैं ; या 


( i ) मूल काड /विभाग में 3200 - 85 - 4900 रु. या समतुल्य वेतनमान 

के पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । 
( ख ) स्तंभ संख्या 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 

विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनुियक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


14 


लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


13 
समूह " ग "विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. सचिव/निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक ( स्थापना), 

केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
3. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग 


-- सदस्य 


सदस्य 


1 
4 . भंडार 

रक्षक 


अचयन 


अचयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 

3 4 
1 * साधारण केन्द्रीय 3200 -85 
( 2003 ) सेवा समूह ग , 4900 - रु. 
*( अकानूनी अराजपत्रित 
कैंटीन के प्रवर्ग अनुसचिवीय 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 

- 


- 


१ 
लागू नहीं होता 


10 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


. .. 


..... 


___ 11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


12 
प्रोन्नति : लिपिक ( कूपन/ काउंटर/किचन ) जो उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित 
सेवा कर चुका हो । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता 


314GI/ 03 - 6 


396 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003/MAGHA 26, 1924 


(PART II — SEC . 3 (1) ] 


___ 12 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की 
गई ऐसी अहंक / पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ 
व्यक्तियों सहित , उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की 
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है , जिन्होंने ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो 
( क ) (i) मूल काड /विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए 

हुए हैं ; या . 
( ii ) मूल काडाविभाग में 3050- 75 - 3950- 80- 4590 रु. या 

समतुल्य वेतनमान के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर 

चुके हों । 
( ख ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या . . 

समतुल्य उत्तीर्ण हो । 
(ii ) बहीखाता रखने की प्रणाली/ भंडार रक्षण में एक वर्ष का डिप्लोमा । 
( iii ) बहीखाता रखने की प्रणाली/भंडार रक्षण/ लेखाकर्म में दो वर्ष 

का अनुभव । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर/ बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनुियक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) 


14 


लागू नहीं होता । 


- - अध्यक्ष 


समूह " ग "विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. सचिव/निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक ( स्थापना) , 

केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
3. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग । 


- सदस्य 
- सदस्य 


__ _ 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ 


.. रोकड़िया 


1 * 
( 2003 ) 
* ( अकानूनी 
कैंटीन के प्रवर्ग 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


___ 
34567 
साधारण केन्द्रीय 3200 - 85 - . अचयन - लागू नहीं होता लागू नहीं होता । 
सेवा समूह ग , 4900 रु. 
अराजपत्रित 
अनुसचिवीय 


[ भाग 1 - खण्ड 3(6) ] 


397 


- 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


11 


____ 12 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


प्रोन्नति : - लिपिक ( कूपन/ काउंट /किचन ) जो उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित 
सेवा कर चुका हो । 
टिप्पण : - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों 
के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी 
अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अहंक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, 
इनमें से जो भी कम हो , कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित , 
उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी 
कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है । 
प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी जो 
( क ) (i ) मूल काडा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए 

हुए हैं ; या 
( ii ) मूल काडाविभाग में 3050 -75- 3950 -80 -4590 रु. या समतुल्य 

वेतनमान के पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । 
( ख ) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या 

समतुल्य उत्तीर्ण हो । 
( ii ) बहीखाता रखने की प्रणाली/भंडार रक्षण में एक वर्ष का डिप्लोमा । 
(iii ) बहीखाता रखने की प्रणाली/भंडार रक्षण/ लेखाकर्म में दो वर्ष 

- का अनुभव । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनुियक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने 
की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) 


14 


लागू नहीं होता । 


- अध्यक्ष 


समूह " ग " विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. सचिव/निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक ( स्थापना) , 
- केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण । 
3. अवर सचिव , केन्द्रीय जल आयोग 


- सदस्य 
- सदस्य 


5 


अचयन 


लागू नहीं 


होता . 


6. लिपिक 

( कूपन/ 
किचन / 
काउंटर ) 


6 * ( 2003 ) 
*( अकानूनी 
कैंटीन के प्रवर्ग 
के आधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता है ) 


साधारण केन्द्रीय 3050 - 75 - 
सेवा, समूह ग , 3950- 80 
अराजपत्रित 4590 रु. 
अनुसचिवीय 


18 - 25 वर्ष ( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर यथा अधिसूचित सरकारी 
सेवकों के लिए 40 वर्ष और अनु 
सूचित जाति , अनुसूचित जनजाति या 
अन्य पिछड़े प्रवर्गों के लिए 45 वर्ष 
तक शिथिल की जा सकती है । ) 


398 


THEGAZETTEOFINDIA: FEBRUARY 15, 2003/ MAGHA 26 , 1924 


[PART II _ SEC . 3(i)] 


टिप्पण 1 : - आयु सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम तारीख जो असम , 
मेघालय , अरूणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम , 
जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले 
तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान 
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों 
के लिए विहित की गई है ) । । 
टिप्पण 2 : - रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों की 
दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों 
से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 


५ 


__ 10 
दो वर्ष 


आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या 
बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । 


आयु: नहीं 
शैक्षिक अर्हता : हां 


12 


50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत 
प्रोन्नति द्वारा । 


प्रोन्नति : बेयरे और चाय / काफी बनाने वाले जो उस श्रेणी में छह वर्षनियमित 
सेवा कर चुके हों । 
टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अर्हक /पात्रता 
सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ 
व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की 
गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक /पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो 
वर्ष से , इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली है , जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर 
ली है । 


- 


12 


14 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 
1. सचिव/निदेशक ( प्रशासन )/निदेशक ( स्थापना ), 

केन्द्रीय जल आयोग 
2. अवर सचिव , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
3. अवर सचिव , केन्द्रीय जल आयोग 


- सदस्य 
- सदस्य 


[ सं . 10/ 2003 / फा . सं . 35/ 13/ 2000 - स्थापना -1 ] 

अशोक झा , अवर सचिव 


( TI- 


E 3 (1) ] 


399 


= 


Pro 1019 : Fart 15, 2003/HN 26, 1924 
MINISTRY OF WATER RESOURCES 

New Delhi , the 28th January , 2003 


G .S . R . 74 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the MinisterialGroup C posts (Departmental 
Canteens) in the Central Water Commission ,namely : 

1. Shorttitle and commencement ( 1) These rules may be called the Central Water Commission,Ministerial 
Group C posts (Departmental Canteens ) RecruitmentRules , 2003. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. Number of posts , classification and scale of pay. — The number of the posts , their classification and scale of 
pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules . 

3 . Method of recruitment, age limit and other qualifications. The method of recruitment to the said posts, age 
limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule . 

4 . Disqualification . — No person , 
(a) who has entered into or contr ted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b ) who having a spouse livinia Centered into or contracted a marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to 

Provided that the Central Stay , if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such persons and othe 

marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any person 
from the operation of this rule . 

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons. 

6 . Saving - - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limitand other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, Other Backward Classes , the Ex- Servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of Post 


Number of post 


Classification 


Scale of pay 


Whether selection or 
non selection post 


2 


5 


Non - Selection 


1. General 
-Manager 


Rs. 5000 - 150 
8000 


General Central 
Services Group C 
Non - Gazetted , 
Ministerial 


(2003) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on category of 
non -statutory 
canteen . 


Age limit for direct recruits 


Educational and other qualifications required 
for direct recruits 


Whether benefit of added 
years of service admissible 
under rule 30 of the Central 
Civil Service , (Pension ) 
Rules 1972 


6 


8 


: 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


314 Gi / 03 - 7 


400 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA26 , 1924 


PART II SEC. 3(1)] 


Period of probation , if any 


Whether age and educational 
qualifications prescribed 
for direct recruits will 
apply in the case of 
promotees 


Method of recruitment whether by direct 
recruitment or by promotion or by deputation/ 
absorption and percentage of the posts to be 
filled by various methods 


11 


Not applicable 


Not applicable 


Promotion failing which by deputation. 


Ifa Departmental Promotion Committee 
exists, what is its composition 


In case of recruitment by Promotion / 
deputation /absorption , grades from 
which promotion / deputation / 
absorption to be made 


Circumstances in which the 
Union Public Service Commission 
to be consulted in making 
recruitment 


B . 


1 


Nos 


Not applicable 


Promotion : 
Deputy General Manager/Accountant 
with eightyears regular service in the 


grade . 


Note : Where juniors who have com - 
pleted their qualifying eligiblity service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 


Group C DepartmentalPromotion 
Committee consisting of 
1. Secretary /Director (Administration ) 

Director (Establishments, Cernal 

Water Commission - Chairman 
2. Under Secretary , Central Electricity 

Authority - Member 
3. Under Secretary , Central Water 

Commission - Member 


requisite qualifying/ eligibility service by 
more than half of such 
qualifying / eligibility service or two years 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying/eligibility 
service . 
Deputation : 
Officers of the Central Government : 
(1) holding analogous post on regular 

basis in the parent cadre /department; 

ог 
(ii) with eight years regular service in the 

posts in the scale of pay of Rs . 4000 
100 -6000 or equivalent in the parent 

cadre / department. 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in the 
same or some other organisation department 
of the Central Government shall ordinarily not 
exceed three years. The maximum age limit for 
appointment on deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date for 
receipt of application ). 


( 471 II - US 300) ) 


HI 


ĐI GIVI : Hai 15, 2003/ H 26, 1924 


401 


AAL 


3 


5 


2 . Deputy 

General 
Manager 


Non -selection 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


Rs. 4000 -100 
6000 


(2003 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
category of 
non -statutory 
canteen 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable . 


11 


. 


10 
Not applicable 


Not applicable 


Promotion failing which by deputation . 


12 


13 


14 


Not applicable 


Group C Departmental Promotion 
Committee consisting of : 
1 . Secretary Director (Administration ) 

Director (Establishment), Central 

Water Commission - Chairman 
2. Under Secretary, Central Electricity 

Authority — Member 
3. Under Secretary, Central Water 

Commission - Member 


Promotion : 
Cashier/Store -keeper with five 
years regular service in the 
grade . 
Note : Where juniors who have com - 
pleted their qualifying eligibility service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
requisite qualifying / eligibility service by 
more than half of such 
qualifying /eligibility service or two years 
whichever is less and have successfully 
completed their probation period for 
promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying/ eligibility 
service . 
Deputation : 
Officers of the Central Govemment 
(1) holding analogous post on regular 

basis in the parent cadre/department; 


or 


(ii) with five years regular service in the 

post in the scale of pay of Rs . 3200 
85 -4900 or equivalent in the parent 

cadre /department. . 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in the 
same or some other organisation /department 
ofthe CentralGovernment shall ordinarily not 
exceed three years. The maximum age limit for 
appointment on deputation shall be not 
exceeding 56 years as on the closing date for 
receipt of application ). 


402 


THEGAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003/MAGHA 26 , 1924 


PART II Sec . 3(1) ] 


2 


3 . Accountant 


Non - selection 


I* (2003) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
category of non 
statutory canteen 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


Rs. 4000 - 100- . 
6000 


Not applicable 


18 -25 years . 
(Relaxable for Government servants upto 40 
years and upto 45 years for the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes or the Other 
Backward Classes as notified by the 
CentralGovernment from timeto time). 
Note 1 : The crucial date for determining the 
age limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India 
( and not the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram ,Manipur, Nagaland , 
Tripura , Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu & Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub - Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , Andaman 
and Nicobar Island or Lakshadeep ). 
Note 2 : The appointments to which are 
made through Employment Exchange, the 
crucial date for determining the age limit, 
in each case be the last date up to which the 
employment exchange is asked to submit 
the names . 


Essential : 
(1) Bachelor s degree in Commerce from a 
: recognised University or equivalent. 
(b ) Three years experience in accounts . 
Note 1 : The qualifications are relaxable at 
the discretion of the competent authority , 
Note 2 : The qualification ( s) regarding 
experience is/are relaxable at the discretion of 
the Competent Authority in case of candidates 
belonging to Scheduled Castes and Scheduled 
Tribes if, at any stage of selection , the competent 
Authority is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities 
possessing the requisite experience are not 
likely to be available to fill up the posts reserved 
for them . 


9 


10 


Not applicable 


Two years for direct 
recruits . 


Promotion failing which by deputation 
failing both by direct recruitment. 


12. 


14 


Not applicable 


Promotion : 
Cashier or Store -keeper with five 
years regular service in the 
grade . 
Note : Where juniors who have com 
pleted their qualifying/ eligibility service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
requisite qualifying/eligibility service by more 
ihan half of such qualifying eligibility service 
or two years whichever is less and have 
successfully completed their probation period 
for promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying/ eligibility service. 


Group C DepartmentalPromotion 
Committee consisting of : 
1. Secretary /Director (Administration )/ 

Director (Establishment), Central 

Water Commission Chairman 
2 .Under Secretary, CentralElectricity 

Authority - Member 
3 . Under Secretary, Central Water 

Commission Member 


[ 411 11- 06 3 (1) ] 


KT 


T15 : 


at 15 , 2003 / 14 26 , 1924 


403 


V 


e 


Deputation : 
Officers of the Central Government : 


(a )(i) holding analogous post on regular 

basis in the parent cadre /department; 

or 
(ü ) with five years regular service in the 

posts in the scale of pay of Rs. 3200 
85 - 4900 or equivalent in the parent 

cadre/department; and 
(b ) possessing the qualifications and 

experience prescribed for direct 
recruits under column number 8 . 


(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation / 
department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed three years. The 
maximum age limit for appointment on 
deputation shall be not exceeding 56 years 
as on the closing date for receipt of 
application ). 


1 


2 


4 . Store -keeper 


Rs. 3200 - 85 -4900 


Non -selection 


General Central 
Service Group C 
Non - Gazetted , 
Ministerial. 


(2003) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
category of 
non - statutory 
canteen 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


9 


10 
Not applicable 


11 
Promotion failing which by deputation 


Not applicable 


. 


13 


Not applicable 


Promotion : 
Clerk (Coupon /Counter/Kitchen ) 
with three years regular service in the 
grade. 


Group C Departmental Promotion 
Committee consisting of : 
1. Secretary /Director ( Administration )/ 

Director (Establishment), Central 


404 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15, 2003 / 

MAGHA 26 , 1924 


[PART II - SEC , 3(1)] 


12 


_ 


_ 


13 
Water Commission Chairman 
2. Under Secretary, Central Electricity 

Authority ---Member 
3 . Under Secretary , Central Water 

Commission Member 


Note : Where juniors who have com - 
pleted their qualifying/ eligibility service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
requisite qualifying /eligibility service by 
more than half of such qualifying/eligibility 
service or two years whichever is less and 
have successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying/eligibility service . 
Deputation : 
Officers of the CentralGovernment : 
(a)(1) holding analogous post on regular 

basis in the parent cadre /department; 

ог 
( ii) with eight years regular service in the 

posts in thc scale of pay 
of Rs. 3050 - 75 -3950 - 80 - 4590 or 
equivalent in the parent cadrel 

department; and 
(b ) (i) passed matriculation or equivalent 

from a recognised University or 

Board 
(u ) one year s diploma in Book keeping 

Store keeping 
(iii ) three years experience in Book 

keeping/Store k eeping/ 

Accountancy . 
(Period of deputation including period of 
deputation in another cx -cadre post held 
immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation/ 
department of the CentralGovernment shall 
ordinarily not exceed three years. The 
maximum age limit for appointment on 
deputation shall be not exceeding 56 years 
as on the closing date for receipt of 
application ). 


2 


4 


5 . Cashier 


Rs. 3200 -85 -4900 


Non - selection 


GeneralCentral 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


(2003 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
category of 
non - statutory 
canteen 


Not applicable 


Notapplicable 


Not applicable . 


[ MI- E 


30) ] 


ARG 


1914 : Toar 15, 2003/H19 26 , 1924 


405 


10 


Not applicable 


Not applicable 


Promotion failing which by deputation . 


13 


14 


Not applicable 


Group C DepartmentalPromotion 
Committee consisting of : 
1. Secretary /Director (Administration )/ 
Director (Establishment), Central 

Water Commission Chairman 
2. Under Secretary, Central Electricity 

Authority - Member 
3. Under Secretary, Central Water 

Commission Member 


12 
Promotion : 
Clerk (Coupon /Counter/Kitchen ) 
with three years regular service in the 
grade . 
Note : Where juniors who have com - 
pleted their qualifying eligibility service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
requisite qualifying/ eligibility service by 
more than half of such qualifying/ eligibility 
service or two years whichever is less and 
have successfully completed their probation 
period for promotion to the next higher grade 
alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying/ eligibility service 
Deputation : 
Officers of the Central Government : 
(a) () holding analogous post on regular 

basis in the parent cadre/department; 


or 


Ü ) with three years regular service in the 

posts in the scale of pay Rs. 3050 - 75 
3950 - 80 -4590 or equivalent in the 

parent cadre /department; and 
(6 ) 0 passed matriculation or equivalent 

from a recognised University or 

Board . 
(i ) one year s diploma in Book keeping 

Store keeping. 
(iii) two years experience in Book 

keeping /Store keeping Accountancy. 
(Period of deputation including period of 
deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding this appointment in 
the same or some other organisation / 
department of the CentralGovernment shall 
ordinarily not exceed three years. The 
maximum age limit for appointment on 
deputation shall be not exceeding 56 years 
as on the closing date for receipt of 
application ). 


Non - selection 


Rs. 3050 -73 
3950 -80 -4590 


6. Clerk 

(Coupon / 
Kitchen 
Counter ) 


General Central 
Service Group C 
Non -Gazetted , 
Ministerial 


(2003 ) 
* Subject to 
variation 
dependent on 
category of 

non - statutory 
canteen 


- - - 


: :- - - . 


.. .. 


- -.. - 


. . 


. 


406 


THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 15 , 2003 /MAGHA 26 , 1924 


(PART 


SEC . 3 (1) ] 


8 


Not applicable 


Essential : 
Matriculation or equivalent from recognised 
University or Board . 


18 -25 years . 
( relaxable for Government servants upto 40 
years and upto 45 years for the Scheduled 
Castes, or the Scheduled Tribes or Other 
Backward Classes as notificd by the 
Central Government from time to time). 
Note 1 : The crucial date fordetermining the 
age limit shall be the closingdate for receipt 
of applications from candidates in India 
( and not the closing date prescribed for 
those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh ,Mizoram , Manipur, Nagaland , 
Tripura, Sikkim , Ladakh Division of 
Jammu & Kashmir State , Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub -Division of Chamba 
District of Himachal Pradesh , Andaman and 
Nicobar Island or Lakshadeep ). 
Note 2 : The appointments to which are 
made through Employment Exchange , the 
crucial date for determining the age limit, 
in each case be the last date upto which the 
employmentexchange is asked to submit 
the names . 


10 


11 


Two years 


Age -No 
Educational 
Qualification — Yes 


50 % by Direct Recruitment and 
50 % by promotion 


12 


13 


14 


Not applicable 


Promotion : 
Bearers and Tea / Coffee Maker with 
six years regular service in the grade. 


Group C Departmental Promotion 
Committee consisting of : 
1. Secretary /Director (Administration ) 

Director ( Establishment), Central 

Water Commission - Chairman 
2. Under Secretary , Central Electricity 

Authority - Member 
3. Under Secretary, Central Water 

Commission Member 


Note : Where juniors who have com - 
pleted their qualifying eligibility service 
are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered 
provided they are not short of the 
requisite qualifying eligibility service by 
more than half of such qualifying/ eligibility 
service or two years whichever is less and 
have successfully completed their 
probation period for promotion to the next 
higher grade alongwith their juniors who 
have already completed such qualifying 
eligibility service 


[No. 10 /2003 /File No. 35/ 13/ 2000 -Estt.I] 

ASHOK JHA , Under Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


I 


G 


TT : 


- . . 


. .. 


.. . 


. . 


11 


. 


- 1111 


